निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 भाद्र 1931 ( AO ) 
( सं0 पटना 482 ) पटना, वृहस्पतिवार , 17 सितम्बर 2009 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

17 सितम्बर 2009 
सं0 ग्रा0वि0 2 / स्था0 -4 - 07 / 08 / 8507 - एतद्वारा ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं० 
2907 , दिनांक 14 मई 1992 , जिसके द्वारा दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड का मुख्यालय अलीनगर में 
स्थापित किया गया था , को संशोधित करते हुए अलीनगर प्रखंड का मुख्यालय अलीनगर से परिवर्तित कर 
मोहिउद्दीनपुर पकड़ी ग्राम में स्थापित किया जाता है । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 482 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette . bih .nic. in 


